निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 ज्येष्ट 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 521 ) पटना , मंगलवार , 15 जून 2021 


कृषि विभाग 


अधिसूचना 

9 मार्च 2021 
सं ० 75 / कृ०– तृतीय कृषि रोड मैप ( वर्ष 2017-2022 ) की कंडिका 3.1 के आलोक में बिहार सरकार राज्य में 
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए Afcgli jr ; tod fe ' ku * का गठन करती है । मिशन के शासी परिषद् की 
संरचना निम्न रूप से निर्धारित की जाती है : 
OCE SE i nule 

uker in 
1 2 

3 
कृषि उत्पादन आयुक्त , बिहार , पटना / कृषि उत्पादन आयुक्त की अनुपस्थिति में 
विकास आयुक्त , बिहार , पटना । 
प्रधान सचिव / सचिव कृषि , बिहार , पटना । 


1 


1 


अध्यक्ष 


2 


उपाध्यक्ष 


3 


अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , ग्रामीण विकास विभाग , बिहार , पटना । 


सदस्य 


4 


सदस्य 


अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन 
विभाग , बिहार , पटना । 
अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , सहकारिता विभाग , बिहार , पटना । 
अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग , बिहार , 


5 


सदस्य 


6 


सदस्य 


पटना । 


7 


सदस्य 


निदेशक , BAVAS , कृषि विभाग , बिहार , पटना । 
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसायटी , बिहार | 


8 


सदस्य 


9 


कुलपति , बिहार कृषि विश्वविद्यालय , सबौर , भागलपुर । 


सदस्य 


2 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 जून 2021 


OCE DE 


i nule 


uker in 


1 


2 


3 


10 


कुलपति , डॉ ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय , पूसा , समस्तीपुर । 


सदस्य 


11 


सदस्य 


12 


सदस्य 


13 


सदस्य सचिव 


14 


सदस्य 


कुलपति , बिहार पशु एवं विज्ञान विश्वविद्यालय , बिहार , पटना । 
निदेशक , आई ० सी ० ए ० आर ० आर ० सी ० ई ० आर ० , पटना । 
कृषि निदेशक , बिहार , पटना । 
निदेशक , उद्यान , बिहार , पटना । 
मुख्य महाप्रबंधक , नाबार्ड , बिहार , पटना । 
क्षेत्रीय निदेशक , क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्र , पटना । 
निदेशक , बिहार स्टेट सीड् एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेन्सी , बिहार , पटना । 
अध्यक्ष के द्वारा मनोनित जैविक खेती में विकासशील किसान के रूप में दो सदस्य । 


15 


सदस्य 


16 


सदस्य 


17 


सदस्य 


18 


सदस्य 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
MDE , CEI jo kdalj ] ] 

सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 521-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


